निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 225 ) 


24 माघ 1940 ( श० ) 
पटना, बुधवार 13 फरवरी 2019 


सं० 07 / स्था0 - 11 - 01 / 2018, परि० - 1280 

परिवहन विभाग 


सेवा में , 
महालेखाकार बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 

दिनांक 12 फरवरी 2019 
द्वारा वित्त विभाग । 
विषय परिवहन विभाग , बिहार, पटना के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक के 12 

अतिरिक्त पदों एवं उप – सचिव के एक पद के सृजन की स्वीकृति के संसूचन के संबंध में । 
आदेश - स्वीकृत । 

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि व्यवसायिक वाहनों की लगातार बढ़ती संख्या, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 
राज्य राजमार्ग, परिवहन सेवाओं के विस्तार के फलस्वरूप बढ़ते हुए कार्यबोझ, मोटवाहनों के परिचालन पर सत्त 
निगरानी, सड़क सुरक्षा पर किये जा रहे व्यापक कार्य, नई - नई तकनीक आधारित कार्य को ससमय निस्तारण , 
मोटरवाहन से संबंधित विभागीय नियमों / अधिनियमों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं राज्य राजस्व की 
बढ़ोतरी के उद्देश्य से परिवहन विभाग के अन्तर्गत बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत सहायक ( लेवल -7, पुनरीक्षित 
वेतनमान - 44900 - 142400 ) के 12 अतिरिक्त पदों एवं उप - सचिव ( लेवल - 12, पुनरीक्षित वेतनमान - 78800 - 209200 ) के 
01 पद सृजत किये गये हैं । जिसका पुनरीक्षित वेतनमान में कुल अनुमानित वार्षिक व्यय 96,55, 776 / - (छियान्वे लाख 
पचपन हजार सात सौ छिहत्तर रू0 ) मात्र है, के व्यय पर इन पदों की स्वीकृति प्रदान किया गया है , जो निम्नवत् है 


| क्र0 सं0 


। 


पद का नाम 
उप - सचिव 
सहायक 


लेवल 
Level- 12 
Level - 

7 


पुनरीक्षित वेतनमान 

78800 - 209200 
4 4900 - 142400 


पदों की संख्या 

01 
12 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 13 फरवरी 2019 
__ 2. उपर्युक्त उप सचिव के पद के सृजन पर होने वाले व्यय बजट शीर्ष - 2052 - सचिवालय - सामान्य 
सेवाएँ - 00 - 090 – सचिवालय - 0035 – परिवहन विभाग, मांग सं0 - 47 से एवं सहायक के सृजित पद पर होने वाला व्यय 
मुख्य शीर्ष - 2041 - वाहन कर - 00 - 001 - निदेशन और प्रशासन - 0001 - राज्य परिवहन अधिकरण, मांग सं0 - 47 के 
अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा । 

आदेश से , 
संजय कुमार अग्रवाल , 

सरकार के सचिव 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 225 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic.in 


